निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 524 ) 


11 श्रावण 1932 ( श ) 
पटना, सोमवार , 2 अगस्त 2010 


सं0 पी0पी0एम0 - 70 / 2010 - 4252 

कृषि विभाग 


संकल्प 


____ 20 जुलाई 2010 
राज्य सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुदान दरों के अतिरिक्त 
चुने हुये कृषि यंत्रों, प्रमाणित बीज, सूक्ष्म पोषक तत्व, बीजोपचार के लिए ड्रम, बीजोपचार के लिए रसायन जैव 
उर्वरक एवं जैव कीटनाशी के लिए राज्यांश मद से अतिरिक्त अनुदान की स्वीकृति का निर्णय लिया गया है । 
स्वीकृत अनुदान दरों का विवरण अनुसूची - 1 में दिया गया है । 

___ चुने हुये कृषि यंत्रों, प्रमाणित बीज, सूक्ष्म पोषक तत्व , बीजोपचार के लिए ड्रम , बीजोपचार के रसायन, जैव 
कीटनाशी एवं जैव उर्वरक पर सभी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में एक समान अनुदान दर लागू होगा । एक समान 
अनुदान दर लागू होने के फलस्वरूप संबंधित योजना में बजट उपबंध की सीमा में अतिरिक्त अनुदान की स्वीकृति 
वितीय आवश्यकता के अनुसार सक्षम प्राधिकार से योजना की स्वीकृति प्राप्त कर योजना का कार्यान्वयन किया 
जायेगा । 
आदेश : - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु 

प्रकाशित किया जाए । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

कमलेश्वर गिरि, 
सरकार के अपर सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 2 अगस्त 2010 


अनुसूची - 1 
मैक्रोमोड / केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत अनुदान दरों का विवरणी । 


| अनुदान दर / मद । ट्रैक्टर 


पैडी ट्रांसप्लांटर, सेल्फ 
प्रोपेल्ड रीपर आदि 
25 प्रतिशत अधिकतम 
40000 रू0 प्रति ईकाई 


मैक्रोमोड / केन्द्र | 25 प्रतिशत 
प्रायोजित योजना अधिकतम 
में अनुमान्य 45000 रू0 
अनुदान दर प्रति ईकाई 


पम्प सेट | मानव चालित 

कृषि यंत्र 
50 प्रतिशत 25 प्रतिशत 
अधिकतम अधिकतम 
10000 रू0 प्रति 2000 रू0 प्रति 
ईकाई 

ईकाई 
शून्य 

25 प्रतिशत 
अधिकतम 
2000 रू0 प्रति 
ईकाई 


राज्य सहायता मद | शून्य 
से निर्धारित 


25 प्रतिशत अधिकतम 
40000 रू0 प्रति ईकाई 


अनुदान दर 


कुल अनुदान दरें 


| 25 प्रतिशत 


अधिकतम 


50 प्रतिशत अधिकतम || 50 प्रतिशत 50 प्रतिशत 
80000 रू0 प्रति ईकाई । अधिकतम अधिकतम 

10000 रू0 प्रति 4000 रू0 प्रति 
ईकाई 

ईकाई 


45000 रू0 
प्रति ईकाई 


विशिष्ट प्रकार के कृषि शक्तिचालित यंत्र । पौधा संरक्षण यंत्र स्प्रेयर, थ्रेसर / विनोअर 
यंत्र 

जैसे हैरो, 

डस्टर 

कल्टीवेटर 
क . 25 प्रतिशत अधिकतम 25 प्रतिशत 

25 प्रतिशत अधिकतम 25 प्रतिशत 
15000 रू0 एवं ख . 40 अधिकतम 10000 800 रू0 प्रति ईकाई अधिकतम 12000 
प्रतिशत अधिकतम 20000 | रू0 प्रति ईकाई 

रू0 प्रति ईकाई 
रू0 प्रति ईकाई 
क . 33 प्रतिशत अधिकतम । 25 प्रतिशत 

25 प्रतिशत अधिकतम 25 प्रतिशत 
20000 रू0 एवं ख . 40 अधिकतम 10000 800 रू0 प्रति ईकाई अधिकतम 12000 
प्रतिशत अधिकतम 20000 | रू0 प्रति ईकाई 

रू0 प्रति ईकाई 
रू0 प्रति ईकाई 
क . 58 प्रतिशत अधिकतम 50 प्रतिशत 

50 प्रतिशत अधिकतम 50 प्रतिशत 
35000 रू0 एवं ख . 80 अधिकतम 20000 1600 रू0 प्रति ईकाई अधिकतम 24000 
प्रतिशत अधिकतम 40000 रू0 प्रति ईकाई 

रू0 प्रति ईकाई 
रू0 प्रति ईकाई 


बिहार गजट ( असाधारण) , 2 अगस्त 2010 


बीज अनुदान 


बीज 


जैव उर्वरक 


सूक्ष्म 
पोषक 


बायोएजेंट / | बीज 
जैवकीटनाशी उपचार डम | 


उपचार 


यथा 


तत्व 


रसायन 


राइजोबियम 

आदि 


मैक्रोमोड / धान एवं 
केन्द्र । गेहु - 5 
प्रायोजित रू0 / किलो 
योजना में दलहन, तेलहन 
अनुमान्य एवं 
अनुदान दर मक्का - 12 

रू0 / किलो 


50प्रतिशत 
अधिकतम 
500 रू0 
प्रति हे0 


25 प्रतिशत | 25 प्रतिशत | 25 प्रतिशत | 50प्रतिशत 

अधिकतम अधिकतम अधिकतम अधिकतम 
500 रू0 प्रति 800 रू0 50 रू0 100 रू0 

प्रति हे0 प्रति हे 


हे । 


40 
प्रतिशत 
अधिकतम 


25 प्रतिशत | 25 प्रतिशत 25 प्रतिशत 40 प्रतिशत 
अधिकतम अधिकतम । अधिकतम अधिकतम 


500 रू0 प्रति । 


राज्य 

धान एवं 
सहायता गेहुं - 2 
मद से 

रू0 / किलो 
निर्धारित दलहन, तेलहन 
अनुदान दर एवं मक्का - 8 

रू0 / किलो 


800 रू0 
प्रति इकाइ 


50 रू0 
प्रति हे0 | 


80 रू0 
प्रति हे 


400 रू० 


हे 


प्रति हे0 


कुल 
अनुदान दरें 


धान एवं 

गेहुं -7 
रू0 / किलो 
दलहन, तेलहन 

एवं 


90 
प्रतिशत 
अधिकतम 


50 प्रतिशत | 50 प्रतिशत 50 प्रतिशत 90 प्रतिशत 
अधिकतम अधिकतम अधिकतम अधिकतम 
1000 रू0 1600 रू0 100 रू0 180 रू0 
प्रति हे0 प्रति इकाइ प्रति हे0 प्रति हे 


900 रू0 


प्रति हे0 


मक्का - 20 
रू0 / किलो 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 524 -571 + 500 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


